निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 कार्तिक 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 983 ) पटना , सोमवार , 19 नवम्बर 2018 


सं० 3ए - 2 - वेपु० - 09 / 2016 - 8307/ वि० 

वित्त विभाग 


शुद्धि - पत्र 

16 नवम्बर 2018 
विषयः वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 3590 , दिनांक 24/ 05 / 2017 की कंडिका- 6 ( 2 ) 

में अंकित वाक्यांश " as indicated in Part B or Part c of the Schedule " को 

विलोपित करने के संबंध में । 
वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 3590 , दिनांक 24/ 05/ 2017 की कंडिका- 6 ( 2 ) में अंकित Part B or 
Part C उक्त संकल्प के साथ संलग्न नहीं है । यह एक टंकण त्रुटि है। अतः वित्त विभागीय संकल्प 
संख्या - 3590 , दिनांक 24/ 05 / 2017 की कंडिका- 6 ( 2 ) में अंकित वाक्यांश " as indicated in Part B or Part C 
of the Schedule " को विलोपित समझा जाय । 

विश्वासभाजन , 

राहुल सिंह , 
सचिव ( व्यय )। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 983 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic .in 


